रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 19 , 2018 / ज्येष्ठ 29 , 1940 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29 , 1940 


सं . 2226] 
No. 2226] 


NEWD 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 18 जून , 2018 


का . आ . 2959( अ): केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के अधीन जारी की गाई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का . आ. 1301 ( अ), तारिख 21 मार्च, 2018जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड -3, उप - खंड (ii) में 
प्रकाशित कि गई थीं , द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में विजयनगरम जिले में राट्रीय राजमार्ग संख्या -16 के 642. 954 कि . मी . से 674. 600 कि . मी . 
(रनस्तलम- आनंदपुरमसेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण ( चौड़ा करने/ चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस 
अधिसूचना के उपलब्ध अनुसूचि में विनिरदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 5 अप्रैल , 2018को “ डेक्कन 
क्रॉनिकल ” में और “ साक्षी ” में प्रकाशित किया गया था ; 


और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


3422 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


अतः, अब , केंद्रीय सरकार, सक्षम अधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 3घ उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूचि में विनिरदिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना 
चाहिए ; 


और अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकासन पर उक्त अनुसूची में विनिरदिष्ट भूमि , सभी विल्लंगोमों से मुक्त हो कर आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित 
हो जायेगा 


अनुसूची 


आंध्रप्रदेश राज्य के विजियनगरम जिले में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 16 के 642. 954 कि . मी से 674.000 कि . मी 
( रनस्तलम - आनंदपुरमखंड) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संशिप्त विवरण 


॥ 


क्रमिक जिले का || तालुक का || गांव का 
| संख्या 

नाम 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियोंका नाम 

पार्ट सर्वेनंबर 


नाम 


भूमिका 
क्षेत्रफल 
( हेक्टरमें ) 


प्रकार 


प्रकृती 


सर्वेक्षण संख्या 

जे एम 
3 क में | और 
प्रकाशन के | आर | 
अनुसार आर के 

अनुसार 


विजयनगरम || भोगपुराम || सवरविल्ली || 110-28 


|| 0 .0405 


डाई 


नंदिका रमणम्मा W/ o. कृष्णा W / o. कृष्णा , 
नंदिका बंगरममा , W/o. गुरुवुलु 
110 - २ब 


|| विजयनगरम|| भोगपुराम || सवरविल्ली || 110-342 


निजी 


|| 0 .1134 


नंदिका बंगरप्पाडु S /o. सूरी सन्यासी , 
नंदिका सुमिरेड्डी , S/ o. अप्पन्ना , नंदिका 
रामकृष्ण , S/o. सूरी सन्यासी , नंदिका चीन 
अप्पन्ना S /o. असिरैया 
1110-3A2 
गवर्नमें 
1110 - 4क 


3 


||विजयनगरम भोगपुराम| सवरविल्ली|| 110- 4C 


| 


| सरकार ||0.0121 


सरकार || 0 . 0121 


रास्ता 


||विजयनगरम || भोगपुराम|| सवरविल्ली || 110- 4 2 


सरकार 10.0729 


गवर्नमेंट 
1110 - 4A2 


|विजयनगरम || भोगपुराम|| सवरविल्ली|| 114- 15B 


निजी 


0. 1255 


ड्राई 


अल्लिका सत्यनारायण S/ o. नरसिम्हा रओ 
1114- 15ब 


||७ 


विजयनगरम भोगपुराम सवरविल्ली 119- 16 


| 0.0688 


सरकार 
रास्ता 


गवर्नमेंट 
119-16 


||N 


||विजयनगरम || भोगपुराम|| सवरविल्ली || 119-7B 


निजी 


|lo .0283 


डाई 


बोरा आदेय्या S/ o. नरसिम्हा 
1119 -7ब 


||o 


नगरम 


भोगपुराम सवरविल्ली 137-5B1 


|| 0 .0202 


ड्राई 


|| कोंडपल्ली वेंकटा सूर्य रओ S/o. समलिंगम 
137-51 


||विजयनगरम || भोगपुराम | सवरविल्ली || 137 -783 


निजी 


0. 0324 


डाई 


गोरिनतला प्रोटीन फूड्स ( गोरिनतला 
कोदंडा रमा राजू ) 
| 137 - 793 


कुल 0.5141 


[ फा .सं. एनसचएआई/11013/ रानास्टेलम - आनंदपुरम- एलए-3(ए)/पीआईयू-विजाग / 2017/ 3डी ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


[ 4T1 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th June, 2018 


S . O . 2959(E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of 
Road Transport and Highwaysnumber S . O .No. 1301, dated 21st March , 2018 , published in Gazette 
of India , Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub - section (ii) issued under sub - section ( 1) of section 3A 
of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for building (widening/four/six- laning), maintenance , management and operation of 
National Highway No. 16 on the stretch of land from Km . 642 . 954 to Km . 674 . 000 (Ranastalam 
Anandauram Section ) in the district of Vizianagaram in the State of Andhra Pradesh . 


And whereas the substance of the said notification has been published in "Deccan 

oth dated 5th April, 2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas the objection have been heard and disposed by the Competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the competent 
authority has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of 
the powers conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land 
specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of 
land from Km 642 .954 to Km 674 .000 (Ranastalam -Anandapuram section ) in the 

State of Andhra Pradesh 


Sr. ll Name of the 

District 


No. | 


Nature 
1 of 
Land 


Type of Land || Area | 

in 
Hectre 


Name of the || Name of || Survey 
Taluka | the Village Number 

As 
As per 
notified JM 
in 3( A ) & 

R /R 


Name of the Land 
Owner/Intrested 

Person 
Part Survey No. 


| 


7 


| 


8 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram || Savaravilli | 110 - 2B 


Private 


Dry 


0 . 0405 ||Nandika Ramanamma 

W /o .Krishna, Nandika 
Bangaramma, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


W /o.Guruvulu 
110 -2B 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram ||Savaravilli | 110 -3A2 


Private 


0 . 1134 


Dry 


Nandika 
Bangarappadu 
Slo .Suri Sanyasi, 
Nandika Somireddy , 
Slo . Appanna, Nandika 
Ramakrishna , Slo .Suri 
Sanyasi, Nandika 
China Appanna 
S /o . Asirayya 
110 -3A2 


||VIZIANAGARAM ||Bhogapuram ||Savaravilli || 110 -40 


Government 


0.0121 Government 

110 -4C 


Rasta 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram || Savaravilli | 110 -4A2 


IN 


Road 


Government 
110 -4A2 


||VIZIANAGARAM ||Bhogapuram || Savaravilli || 114 -15B 


Private 


Dry 


0 . 1255 |||Allika Satyanarayana 

Slo .Narasimha rao 
114 - 15B 


VIZIANAGARAM ||Bhogapuram ||Savaravilli || 119- 16 


Rasta 


Government 10. 0688 ||| 

Government 
119 - 16 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram || Savaravilli || 119 -7B 


Private 


Dry 


0 . 02831 Bora Adeyya 

Slo .Narasimha 
119 -7B 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram ||Savaravilli || 137 - 5B1 


Private 


0 .0202 


Dry 


Kondapalli Venkata 
Surya Rao 
Slo .Somalingam 
137 -5B1 


VIZIANAGARAM || Bhogapuram ||Savaravilli | 137 -7B3 


Private 


0 .0324 


Dry 


Gorintla Proten Foods 
(Gorintla Kodanda 
Rama Raju ) 
137 -7B3 


Total 0 .5141 


[F . No. NHAI/ 11013 /Ranastalam - Anandapuram -LA -3 (A )/PIU - Vizag/ 2017 /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .06 .22 
19 : 56 :27 + 05 30 


